654 


HARYANA GOVT . GAZ .. JULY 31, 2012 (SRVN. 9, 1934 SAKA) 


[ PARTI 


कृषि विनाम 


1 


1 


दिनांक 18 जुलाई, 2012 
संख्या 666/ कृषि अनुभाग(1)2012-9011. - पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम, 23), की धारा 6 क 
की उप- धारा ( 2) के साथ पठित उप -धारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा , नीचे 
दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट रायपुर रानी के मण्डी क्षेत्र से तथा उक्त अनुसूची के खाना 3 में वर्णित क्षेत्र को निकालते हुए, तथा 
अनुसूची के खाना 2 में विनिर्दिष्ट बरवाला के मण्डी क्षेत्र में उक्त को शामिल करते हुए, उक्त अनुसूची के क्रमश: खाना 1 तथा 2 में विनिर्दिष्ट 
रायपुर रानी और बरवाला के अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों की सीमाएं बदलने के अपने आशय की घोषणा करते हैं । 

इसलिए, अब, जन साधारण तथा विशेष रूप से उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है, इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों, यदि कोई हो , को आमंत्रित करने के लिए, 
इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है । ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , कृषि विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा प्राप्त किए जाएं, विचार किया जाएगा । 

अनुसूची 
मण्डी क्षेत्र मण्डी क्षेत्र 

क्षेत्र जो रायपुररानी के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र से निकाला जाना है और बरवाला के अधिसूचित 
जिससे क्षेत्र जिसमें क्षेत्र 

मण्डी क्षेत्र में शामिल किया जाना है । 
निकाला शामिल किया 
जाना है जाना है । 


1 


2 


3 


गांव का नाम 


हदबस्त नं ० 


तहसील 


जिला 


I 


II 


V 


रायपुर रानी 


बरवाला 


रामगढ़ 


232 


पंचकूला 


पचकूला 


अलीपुर 


236 


पंचकूला 


पंचकूला 


जलौली 


240 


पंचकूला 


पंचकूला 


रोशन लाल, 


प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 


कृषि विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 

The 18th July , 2012 
No. 666 /AS-1-2012/9011. - In exercise of the powers conferred by clause (i) of Sub -section ( 1) read with 
Sub- section ( 2) of Section 6 A of the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961 ( Punjab Act 23 of 1961), the 
Governor of Haryana hereby declares his intention to alter the limits of notified market area of Raipur Rani and Barwala 
specified in columns 1 and 2 respectively of the Schedule given below by excluding the area mentioned in column 3 of 
the said Schedule from themarket area of Raipur Rani specified in column 1, and including the samein themarket area 
of Barwala specified in column 2 of the said Schedule . 

Now , therefore, notice is hereby given for the information of the public in general and especially the persons 
likely to be affected , to invite objections and suggestions, if any, within a period of thirty days from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette. Such objections and suggestions as may be received by the 
Principal Secretary to Government, Haryana, Agriculture Department, Chandigarh with respect of aforesaid proposal 
within the period so specified , shall be taken into consideration , 


PART II 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 31, 2012 (SRVN. 9, 1934 SAKA) 


655 


SCHEDULE 


-- 


Area to be excluded from the notified market area Raipur Raniand 
to be included in the notified Market Area of Barwala . 


Market 
Area from 
which 
area is to 
be excluded 


Market 
Area in 
which area is 
to be included 


- 


--- 


- 


1 


2 


3 


Hadbast No. 


Tehsil 


District 


-- 


Name of 
Village 


- 


-- 


। 


I 


II 


III 


Raipur Rani 


Barwala 


Ramgarh 
Alipur 
Jalouli 


232 
236 
240 


Panchkula 
Panchkula 
Panchkula 


I 
Panchkula 
Panchkula 
Panchkula 


--- 


--- 


--- 


ROSHANLAL . 
Principal Secretary to Government 

Haryana , Agriculture Department. 
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा 
निर्वाचन सदन, प्लाट नं 0 2, सेक्टर 17 , पंचकूला 

दिनांक 17 जुलाई , 2012 
क्रमांक रा ० नि ० आ o/2ई- 11-2012/1911. - यह कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम , 1994 की धारा 161(4) का अनुसरण करते हुये के 
लिए आयोग की अधिसूचना क्रमांक एस ० ई ० सी ०/ ई०-II/2010/5389 दिनांक 6-7-2010 के अनुसार श्री धर्मबीर सिंह पुत्र हरि सिंह सरपंच ग्राम 
पंचायत चन्द्रावल, खण्ड- भूना, जिला फतेहाबाद का नाम अधिसूचित किया गया था । 

यह कि एल० एन ० जिन्दल एडिशनल सैशन जज, फतेहाबाद के आदेश दिनांक 7-4-2012 द्वारा श्री धर्मबीर सिंह पुत्र हरि सिंह 
निलम्बित सरपंच ग्राम पंचायत चन्द्रावल, खण्ड- भूना, जिला फतेहाबाद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 323, 325 के तहत धारा 302 
के अन्तर्गत आजीवन कारावास तथा 5000 / रुपये तथा धारा 323 के अन्तर्गत 6 महीने व 325 के अन्तर्गत एक साल तथा 1000 / रुपये जुर्माने की 
सजा सुनाई गई है । 

3. यह कि उपायुक्त फतेहाबाद के आदेश पृष्ठाकन क्रमांक 2952-56 /पंचायत दिनांक 29-6-2012 द्वारा श्री धर्मबीर सिंह पुत्र हरि सिंह 
निलम्बित सरपंच ग्राम पंचायत चन्द्रावल, खण्ड - भूना, जिला फतेहाबाद को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम , 1994 की धारा 51 (3)(ए) के तहत 
निहित की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये उसे सरपंच के पद से पदच्युत कर दिया गया है और उसे धारा 51(4) के अन्तर्गत 6 वर्ष तक चुनाव 
लड़ने के लिये अयोग्य घोषित कर दिया गया है । 

अत :, उपायुक्त, फतेहाबाद के उपरोक्त आदेशों के मध्यनजर राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा एतद्द्वारा श्री धर्मबीर सिंह पुत्र 
हरि सिंह, सरपंच-ग्राम पंचायत चन्द्रावल, खण्ड-भूना, जिला फतेहाबाद, का नाम अपनी अधिसूचना क्रमांक एस०ई० सी ०/ ई०- U/2010/5389 
दिनांक 6-7-2010 में से विलोपत करता है । 


2 . 


4 . 


( हस्ता )... , 


पंचकुला : 

राज्य निर्वाचन 

आयुक्त, 
दिनांक 16 जुलाई, 2012 

हरियाणा । 
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा 
निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2, सेक्टर 17 , पंचकूला 

दिनांक 25 जुलाई , 2012 
क्रमांक रा ० नि ० अ ०/3 ई-II -2012/ 1944.-- उपायुक्त, जीन्द के यादी: क्रमांक पंचायत / पी ० ए०/2012/3273, दिनांक 09-07-2012 द्वारा की 
गई प्रस्तावना व हरियाणा पंचायती राज अधिनियम , 1994 की धारा 161(4) का अनुसरण करते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग , हरियाणा, 
एतद्द्वारा श्री गंगा प्रसाद पुत्र श्री अर्जुन दत्त का नाम बतौर उपाध्यक्ष, पंचायत समिति, जीन्द की शेष अवधि के लिए अधिसूचित करता है । 


in 


- 


- 


पंचकुला : 
दिनांक 24 जुलाई, 2012 


धर्मवीर, 
राज्य निर्वाचन आयुक्त , हरियाणा । 


